रजिस्ट्री सं. डी० एल०- 33004/ 97 


REGD. NO . D. L.-33004/97 


सत्यम्प 


यत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


710 


भाग II - खण3 - उप - खण्ड ( 11 ) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( 11 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं•65 ] 
No. 65 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 28, 1998 / माघ 8 , 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28 , 1998/MAGHA 8 , 1919 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1998 
का . आ . 89( अ ). - केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii) तारीख, ३ 
नवम्बर, 1993 में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के अधिसूचित आदेश संख्यांक का . आ . 836 ( अ ), तारीख 3 
नवम्बर, 1993 के अधीन स्थापित दुग्ध खाद्य और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास परिषद् का बना रहना समाप्त हो जाएगा : 

और केन्द्रीय सरकार दुग्ध खाद्य और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास परिषद् के स्थान पर डेयरी उत्पाद , समुद्री उत्पाद और मांस तथा कुक्कुट 
उत्पाद विकास परिषद् का गठन करना चाहती है ; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध खाध और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास परिषद् को विघटित करती है और केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् ( प्रक्रिया 
संबंधी ) नियम , 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए डेयरी उत्पाद, समुद्री उत्पाद और मांस तथा कुक्कुट उत्पाद विकास परिषद् 
नाम वाली विकास परिषद् का गठन करती है । 

उक्त डेयरी उत्पाद, समुद्री उत्पाद , मांस तथा कुक्कुट उत्पाद विकास परिषद् में अब निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : 
अध्यक्ष : 
सचिव, भारत सरकार, 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , 
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, 
नई दिल्ली - 110049 . 


25101/97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3(ii)] 


अन्य सदस्य : 
( क ) उद्योग के तकनीकी या अन्य पहलुओं की विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति : 
2. संयुक्त सचिव , भारत सरकार, 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , 
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग , 

नई दिल्ली - 110049 । 
3. अध्यक्ष, 

मेरीन प्राडक्टस एक्सपोर्ट डवेलेपमेंट कार्पोरेशन अथॉरिटी , 
एम पी ई डी ए हाउस, पानमदिली एवेन्यू , 

कोचीन । 
4. निदेशक , 

सेन्ट्रल फूड टैक्नोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट , 
मैसूर - 570013 

कर्नाटक । 
5 . कृषि विपणन सलाहकार , 

कृषि भवन , 

नई दिल्ली । 
6. प्रबंध निदेशक , 

नेशनल डेयरी डवेलेपमेंट बोर्ड , 
आनन्द , 

गुजरात । 
7 . 

अध्यक्ष, 
नेशनल एग को - आर्डिनेशन कमेटी , 
114 / ए/ 2, पुणे -सिन्हागोल्ड रोड , 
पुणे - 411030 । 
निदेशक , 
इण्डियन इन्सटीट्यूट ऑफ पैकेजिंग , 
बी - 2, एम आई डी सी एरिया, 
पोस्ट बाक्स सं. - 9432, 
अंधेरी ( ईस्ट ), 
मुम्बई - 400093 । 
निदेशक , 
इन्सटीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट , 
आनन्द, 

गुजरात । 
10 . निदेशक , 

नेशनल डेयरी रिसर्च इन्सटीयूट , 

करनाल । 
11. अध्यक्ष , 

कर्नाटक मिल्क कार्पोरेशन फेडरेशन लि ., 
बंगलौर । 


9. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) औद्योगिक उपक्रमों के स्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति : 
12. प्रबंधक निदेशक , 

पंजाब मीटस लि . इन्डस्ट्रीस , 
एस सी ओ 62 - 63, सेक्टर 34 - ए , 

चंडीगढ़ - 160022 | 
13. श्री सी चेरियन, 

अध्यक्ष , 
सी फूड एक्सपोर्ट एण्ड एसोसिएशन ऑफ इण्डिया , 
सी फूड हाउस, 
बलींगटन आईलैण्ड, 
कोचीन - 3 । 
अध्यक्ष, 
एल्युमीनियम बाटल मेन्युफेक्चुरिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया , 
31सवां ब्लाक ईस्ट , 
जयनगर, 

बंगलौर - 560011 
15 . अध्यक्ष , 

मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, 
यू जी - 4 , 52178, 
पंजाबी बाग , 

नई दिल्ली । 
16. श्री सिराजुद्दीन कुरेशी, 

मै. हिन्द फूडस लि . 
टालस्टाय मार्ग, 

नई दिल्ली - 110001 । 
17 . श्री अमरेन्द्र दास , 

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक , 
सूर्या फूडस एण्ड इन्डस्ट्रीज लि . 
एस -3/ 31 - 32 , सेक्टर - ए, जोन बी , 
मांचेश्वर इन्डस्ट्रियल एस्टेट 

भुवनेश्वर - 751010 । 
( ग ) औद्योगिक उपक्रमों में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति : 
18. श्री एम. एम. मलिक , 

प्रबंध निदेशक , 
डायनामिक्स डेयरी इन्डस्ट्रीज लि . 
बारामत्ती, 
महाराष्ट्र । 
प्रबंध निदेशक , 
बैंक्टेश्वर हैचरिस ( पी ) लि . , 
पंशीत रोड, 13/ 6, माइलस्टोन , 
पी. ओ. फिरीनगर, 
पुणे -421025 । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


20. प्रबंध निदेशक , 

नैसले ( इण्डिया ) लि . 
डी . एल . एफ . सेंटर 
संसद मार्ग, 

नई दिल्ली - 110001 
21. श्री इरफान ऐलन , 

ऐलना हाउस, 
4 जे. डी . ऐलना रोड, 
कोलाबा, 

मुम्बई । 
22. डा . मोहम्मद कोया , 

डाक पर काबारधी , 
लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र, 

पिन कोड सं. - 682555 
23. कुमारी मारिया थेरेसा माग्टे , 

महासचिव , 
केयर आफ ट्राईबल वैलफेयर सोसायटी, 
सेट ओन स्कूल, 
बिजली गांव , 
बोगांइगांव जिला, 

असम । 
( घ ) उपभोक्ता वस्तुओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति : 
24 . श्रीमती देवी मुकर्जी, 

सहायक महा निदेशक , 
सैन्ट्रल कमेटी फार फूड स्टैण्डर्डस 
महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं 
निर्माण भवन, 

नई दिल्ली । 
सदस्य - सचिव 
25. उपसचिव, प्रभारी उपभोक्ता उद्योग , 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , 
पंचशील भवन , अगस्त क्रांति मार्ग, 

नई दिल्ली- 110049 
2. केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् ( प्रक्रिया संबंधी ) नियम, 1952 के नियम 2 के खंड ( ग ) के अनुसरण में उक्त विकास परिषद् के सचिव 

के कृत्यों के पालन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली - 110049 में उपसचिव, प्रभारी उपभोक्ता उद्योग की नियुक्ति 

करती है । 
3. उक्त विकास परिषद् उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65 ) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का 

पालन करेगी । 


[ फा . सं. 1( 3 )/97 - आई पी ] 
प्रतिभा करण, संयुक्त सचिव 


[ 471 11 - 7°, 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

ORDER 

New Delhi, the 28th January , 1998 
S . O . 89 ( E ).- - Whereas the Central Government is satisfied that the Development Council for Milk Food and other 
processed Food Products established under a notified order of the Government of India in theMinistry of Industry (Department 
of Industrial Development) number S . O . 836 ( E ) dated the 3rd November, 1993 published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part II, Section 3 Sub- section (ii) dated the 3rd November , 1993 shall cease to continue in being ; 


emi 


And whereas the Central Government desires to constitute a Development Council for 
Dairy Products, Marine Products and Meat and Poultry Products in place of the Development 
Council for Milk Foods and Other Processed Food Products ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 8 of the 
Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951 ), the Central Goverment 
hereby dissolves the Development Council for Milk Food and Other Processed Food Products 


and also in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act read 
with rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central 
Government hereby constitutes a Development Council, namely , Development Council for Dairy 
Products, Marine Products and Meat and Poultry Products for a period of two years from the date 
of publication of this Order in the Official Gazette . 


The said Development Council for Dairy Products, Marine Products and Meat and 
Poultry Products shall consist of the followingmembers, namely : 


CHAIRMAN : 


Secretary to the Government of India , 
Ministry of Food Processing Industries , 
Panchsheel Bhavan , August Kranti Marg, 
New Delhi - 110 049 . 


OTHER MEMBERS : 


Persons having special knowledge relating to technical or other aspects of the industry 


Joint Secretary to the Government of India, 
Ministry of Food Processing Industries , 
Panchsheel Bhavan , August Kranti Marg , 
New Delhi - 110 049 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II SEC. 3( ii )] 


Chairman , 
Marine Products Export Development Corporation Authority , 
MPEDA House, Panampilly Avenue, 
Cochin , 


Director, 
Central Food Technological Research Institute , 
Mysore - 570013. 
Karnataka. 


AgriculturalMarketing Advisor, 
Ministry of Rural Development, 
Krishi Bhavan , 
New Delhi. 


Managing Director, 
National Dairy Development Board , 
Anand , 
Gujarat. 


President, 
National Egg Coordination Committee, 
114 / A /2 , 
Pune - Sinhagold Road , 
Pune 411030 . 


Director, 
Indian Institute of Packaging, 
B -2 ,MIDC Area , 
Post Box No. 9432 , 
Andheri (East), 
Bombay -400093. 


9 . 


The Director, 
Institute of Rural Management, 
Anand , 
Gujarat 


10 . 


Director, 
National Dairy Research Institute , 
Karnal. 


The Chairman , 
Karnataka Milk Corporation Federation Limited , 
Bangalore 


(b ) 
12 . 


Person capable of representing the interest of owners of industrial undertakings 
Managing Director , 
Punjab Meats Limited Industries, 
SCO 62 -63, Sector 34 - A , 
Chandigarh - 160022 . 


[ TT II - Gug 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 . 


Shri C . Cherian , 
President, 
Sea Food Export and Association of India , 
Sea Food House , 
Wellington Island , 
Cochin - 3 


14 . 


President, 
Aluminium Bottle Manufacturing Association of India , 
31 " Block East, 
Jayanagar, 
Bangalore - 560011. 


15 . 


President, 
Milk and Milk Products Association of India , 
UG -4 , 52178 , 
Punjabi Bagh , 
New Delhi. 


16 


Mr. Sirajuddin Quereshi, 
M / s. Hind Foods Limited , 
Tolstoy House, 
Tolstoy Marg, 
New Delhi - 110001 . 


17 . 


Shri Amarendra Dash , 
Chairman & Managing Director , 
Surya Foods & Industries Limited , 
S - 3 /31 - 32 , Sector - A , Zone - B , 
Mancheswar Industrial Estate , 
Bhubaneswar - 751010 . 


( c ) 


Persons capable of representing the interest of persons employed in industrial 
undertakings 


18 . 


Shri M . M .Malik , 
Managing Director, 
Dynamix Dairy Industries Limited , 
Baramati, 
Maharashtra 


Managing Director, 
Venkatesware Hatcheries (P ) Limited , 
Punshet Road , 13 6 ,Milestone , 
P . O . Firinagar . 
Pune - 421025 . 


20 . 


The Managing Director, 
Nestle ( India ) Limited , 
DLF Centre , 
Parliament Street. 
New Delhi - 110001 . 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


(Part II — SEC . 3( ii)] 


21 . 


Shri Irfan Alane , 
Allana Sons ( P ) Limited , 
Allana House , 
4 , J. D . Allana Road , 
Colaba, 
Bombay . 


22. 


Dr. Mohammed Koya , 
P . O . Kavarathi, 
Union Territory of Lakshadweep , 
Pin Code No.682555 . 


23 . 


Miss Maria Theresa Magte , 
Secretary General, 
Clo Tribal Welfare Society , 
St John School, 
Bijni Village , 
P . O . Bijni, 
Bongaigaon District, 
Assam . 


(d ) 


24 . 


Persons capable of representing the interest of consumer goods 
Mrs DebiMukherjee, 
Assistant Director General, 
Central Committee for Food Standards, 
Director General of Health Services, 
Nirman Bhavan , 
New Delhi. 


Member- Secretary 


25 . 


Deputy Secretary Incharge of Consumer Industry , 
Ministry of Food Processing Industries , 
Panchsheel Bhavan , August KrantiMarg , 
New Delhi - 110049. 


2 . In pursuance of clause (c ) of rule 2 of the Development Councils ( Procedural) Rules, 
1952, the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary in charge of Consumer 
Industry , Ministry of Food Processing Industries, New Delhi- 110049 to carry on the functions 
of the Secretary to the above mentioned Development Council. 


3. The said Development Council shall perform such functions as specified in the Second 
Schedule to the Industries ( Development and Regulation ) Act , 1951 (65 of 1951). 

[F . No. 1 (3 )/ 97 - 1.P . ) 

PRATIBHA KARAN , Jt, Sccy . 
Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the controller of Publications, Delhi- 110054 — 1998 


